. पंजीयन क्रमांक “ छत्तीसंगढ़/ दुर्ग / 
तक . 114 -009/2003 / 20 - 01 -03. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 

जी. 2- 22 - छत्तीसगढ़ गजट /38. सि . से . 
भिलाई , दिनांक 30 - 5 - 2001. ” 


मन्यात 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
... .... प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


- 


- 


- 


. .. क्रमांक 177 ] . . 


रायपुर , गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2009 - श्रावण 1, शक 1931 


- 


- 


- 


- 


- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग . . 

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर - 


- 


रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2009 


. 


. . . 


. . 


. . . . . . . . अधिसूचना . . 


. 


. क्रमांक एफ - 1 - 9 /18 / 2008 . - छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , नगर पंचायत फरसगांव जिला बस्तर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार 
एतद्द्वारा अवधारित करता है : 


फरसगांव नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता 


यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा । 


अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 
.. ( 1 ) 


वार्ड का नाम 
. ( 2 ) 


. 


1 


महात्मा गांधी वार्ड 
चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 
शिव मंदिर वार्ड 
माँ दन्तेश्वरी वार्ड - 
सरदार भगत सिंह वार्ड • 


353 


- . छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2009 


- 


- 


___ 7 


o 


9 


10 


प्रियदर्शिनी इन्दिरा गांधी वार्ड । 
माँ दुर्गा मंदिर वार्ड 
माँ गायत्री वार्ड . . . . 
अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड .. ... 
महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव वार्ड 
जय बूढ़ादेव वार्ड 
वीरांगना रानी दुर्गावती वार्ड . . . 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड . . . 

माँ तेलीनसती वार्ड . . . 
. महाराणा प्रताप वार्ड 


11 


___ 12 
__ 13 

14 
15 


. 


- 


- 


. 


. . फरसगांव नगर पंचायत के वार्डों की चतुस्सीमा का विवरण 


. . . वार्ड क्रमांक - 01 महात्मा गांधी वार्ड 


1. उत्तर में : - ग्राम पाटला ग्राम पतोड़ा व फरसगांव की सीमा के त्रिकुटी. से पूर्व दिशा की ओर शमशान घाट से लगा हुआ 
. . फारेस्ट रोड से होते हुये फारेस्ट डिपो के उत्तर पूर्व कोने में एन .एच. 43 के मिलान बिन्दु तक । 


2. पूर्व में : - फारेस्ट डिपो एवं एन . एच . 43 की कोना से दक्षिण दिशा में एन. एच . 43 से होते हुये अनन्तदेव प्रसाद के मकान 

तक । . . . 
. 3. दक्षिण में : - एन.एच. 43 के किनारे पर स्थित अनन्त देव प्रसाद के मकान से पश्चिम दिशा की ओर रेणु वर्मा एवं बुधियारीन 

. बाई के मकान के कोने तक यहां से उत्तर दिशा की ओर मस्जिद गली के किनारे पर स्थित युसुफ के मकान 

तक यहां से पश्चिम दिशा की ओर मस्जिद गली के किनारे पर स्थित राजकुमार भारद्वाज के मकान के पास 
फारेस्ट रोड तिराहा होते हुए रिजर्व फारेस्ट, पतोड़ा एवं फरसगांव की त्रिकुटी तक । . 


. 


. 


. 


तक यहा । 


4. पश्चिम में : - रिजर्व फारेस्ट , पतोड़ा एवं फरसगांव की त्रिकुटी से उत्तर दिशा की ओर फरसगांव पतोड़ सीमा होते हुए . .. 

फरसगांव , पाटला एवं पतोड़ा के त्रिकुटी तक । . 


वार्ड क्रमांक -- 02 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 


1 . उत्तर में : - फारेस्ट रोड एवं मस्जिद गली के कोने पर स्थित राजकुमार भारद्वाज के मकान तिराहे से पूर्व दिशा की ओर . 

मस्जिद गली के किनारे पर स्थित युसुफ के मकान तक यहां से दक्षिण दिशा में बुधियारिनं बाई एवं रेणु वर्मा . . 
के मकान के कोने तक , यहां से एन.एच 43 के किनारे पर स्थित अनन्त देव प्रसाद के मकान तक । 


2 . पूर्व में : ~ . एन. एच. 43 के किनारे पर स्थित अनन्तदेव प्रसाद के मकान से होते हुए दक्षिण दिशा की ओर एन . एच. 43 - 

के किनारे पर स्थित थाना के उत्तरी सीमा एवं शान्तिमणी ठाकुर (दिलीप ठाकुर ) के मकान के कोने तक । 


3. दक्षिण में : - एन. एच. 43 के किनारे पर स्थित थाना की उत्तरी सीमा एवं शान्तिमणी ठाकुर (दिलीप ठाकुर ) के मकान के . 

कोने से पश्चिम दिशा की . ओर स्थित थाना के सीमा से लगा हुआ. पवन अरोरा के मकान तक यहां से दक्षिण 

दिशा की ओर चलकर थाना की सीमा से लगा हुआ मनोज नाग के मकान तक , यहां से पश्चिम दिशा की 
. ओर फॉरेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सोनु राम मरकाम के मकान तक । 


4 . पश्चिम में : - फारेस्ट रोड ले किनारे पर स्थित सोनूराम मरकाम के मकान से उत्तर दिशा की ओर फारेस्ट रोड होते हुए 

. . . फारेस्ट रोड एवं मस्जिद गली के कोने पर स्थित राजकुमार भारद्वाज के मकान के तिराहे तक । 


.. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2009 : . 


354 ( 1 ) 


- 


वार्ड क्रमांक - 03 शिव मंदिर वार्ड . 


. 


- 1. उत्तर में : - फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सोनु राम मरकाम के मकान से पूर्व दिशा की ओर थाना के सीमा से लंगा 
. . हुआ मनोज नाग के मकान तक यहां से उत्तर दिशा की ओर थाना की सीमा से लगा हुआ पवन अरोरा के 

मकान तक यहां से पूर्व दिशा की ओर एन.एच. 43 पर थाना की उत्तरी सीमा के कोने पर स्थित शान्तिमणी 
ठाकुर (दिलीप ठाकुर ) के मकान तक । 


2. पूर्व में : 


एन. एच. 43 पर थाना की उत्तरी सीमा के कोने पर स्थित शान्ति मणी ठाकुर (दिलीप ठाकुर ) के मकान से 
दक्षिण दिशा की ओर पुलिस थाना,पोस्ट ऑफिस,रेस्ट हॉउस एवं जनपद प्राथमिक शाला होते हुए एन.एच. 43 
पर अस्पताल की ओर जाने वाली सी. सी . रोड के कोने पर स्थित कन्या हाई स्कुल तक । . . 


3. दक्षिण में : - एन.एच. 43 एवं अस्पताल की ओर जाने वाली सी . सी रोड के मिलान बिन्दु कोने पर कन्या हाई स्कुल भवन 

से - पश्चिम दिशा की ओर सी . सी . रोड होते हुये डॉ०पाढ़ी के मकान तक, यहां से सी . सी . रोड होते हुये उत्तर 
दिशा की ओर सोनबती के मकान तक , यहां से सी . सी . रोड होते हुये पश्चिम दिशा की ओर मानू राम के मकान 
तक , यहां से दक्षिण दिशा की ओर गौतम तारम के मकान तक , यहां से पश्चिम दिशा की ओर फारेस्ट रोड 
के किनारे पर स्थित सनिता मंडल के मकान तक । 


4. पश्चिम में : - फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सुनिता मण्डल के मकान से उत्तर दिशा की ओर फारेस्ट रोड होते हुए .. 

. . . फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सोनू राम मरकाम के मकान तक । . 


वार्ड क्रमांक - 04 माँ दंतेश्वरी वार्ड 


. 


. 


1. उत्तर में : - फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित सुनिता मण्डल के मकान से पूर्व की ओर गौतम तारम के मकान तक , यहां 

से उत्तर की ओर मानू राम के मकान तक , यहां से पूर्व दिशा की ओर सी. सी . रोड होते हुये सोनबती के मकान 
तक , यहां से दक्षिण दिशा की ओर सी. सी. रोड होते हुये डॉ०पाढ़ी के मकान तक, यहां से पूर्व दिशा की ओर 
सी. सी. रोड होते हुये अस्पताल की ओर जाने वाली सी . सी . रोड एवं एन .एच. 43 के मिलान बिन्दु पर स्थित 
कन्या हाई स्कुल तक । 


2 . पूर्व में : 


अस्पताल की ओर जाने वाली सी . सी . रोड एवं एन .एच. 43 के मिलान बिन्दु पर स्थित कन्या हाई स्कुल से 
दक्षिण दिशा की ओर एन . एच. 43 एवं शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे पर स्थित नन्द कुमार नागे के 
मकान तक । 


3. दक्षिण में : - एन. एच . 43 एवं शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे पर स्थित नन्द कुमार नागे के मकान से पश्चिम दिशा की 

. . . ओर शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के होते हुये तिराहे पर स्थित डॉ. नुरी साहब के मकान तक । 


4. पश्चिम में : - शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क एवं भागरथी गली के तिराहे पर स्थित . डॉ. जुरी साहब के मकान से उत्तर की ओर 

भागरथी गली होते हुये दीलिप निर्मलकर के मकान तक जो फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित है । यहां से 
.. फारेस्ट रोड होते हुये सुनिता मंडल के मकान तक । 


वार्ड क्रमांक - 05 ‘ सरदार भगत सिंह वार्ड 


1. उत्तर में : - फारेस्ट रोड के किनारे पर स्थित दिलीप निर्मलकर के मकान से दक्षिण दिशा की ओर भागरथी गली होते हुये 

शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे पर स्थित डॉ . जुर्रा साहब के मकान तक , यहां से पूर्व दिशा की ओर 
एन. एच. 43 एवं शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे पर स्थित नन्द कुमार नागे के मकान तक । , . 


. 


. 


. 


2. पूर्व में : 


शंकरपुर प्रधानमंत्री सड़क एवं एन . एच .43 के तिराहे पर स्थित नंदकुमार नागे के मकान से एन . एच. 43 एवं 
पम्प हाउस होते हुए दक्षिण दिशा की ओर एन. एच. 43 एवं कोर्राबड़गांव डब्ल्यू. बी. एम. तथा गट्टी पलना . 
प्रधानमंत्री सडक के . चौराहे पर स्थित बिझंवार निषाद के मकान तक । 


354 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2009 


। 3. दक्षिण में : - एन. एच.43 एवं कोर्राबड़गांव डब्ल्यू. बी . एम . तथा गट्टी पलंना प्रधानमंत्री सड़क के चौराहे पर स्थित बिंझवार 

निषाद के मकान से पश्चिम दिशा की ओर कोर्राबड़गांव, रिजर्व फारेस्ट एवं फरसगांव की त्रिकुटी तक । 


4. पश्चिम में : - कोर्राबड़गांव, रिजर्व फारेस्ट एवं फरसगांव की त्रिकुटी से उत्तर दिशा की ओर फरसगांव एवं कोर्राबड़गांव . 
. सीमा होते हुये शंकरपुर प्रधानमंत्री . सड़क पर स्थित झाडु. राम कुरै के मकान तक , यहां से पूर्व दिशा की 

ओर प्रधानमंत्री सड़क एवं फारेस्ट रोड के तिराहे पर स्थित वॉयल राबट के मकान तक ,यहां से उत्तर दिशा 
की ओर फारेस्ट रोड होते हुये दिलीप निर्मलकर के मकान तक । 


. 


वार्ड क्रमांक - 06 : - प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी वार्ड 


. . 1. उत्तर में : - एन.एच. 43 एवं बाजार रोड के तिराहे पर स्थित वन औषधालय कार्यालय से पूर्व दिशा की ओर बाजार रोड 
. . होते हुये सुकारो यादव के मकान तक , यहां से दक्षिण दिशा की ओर मानकी मंडावी के मकान तक , यहां से । 

उत्तर दिशा की ओर संदाराम ध्रुव के मकान तक, यहां से पूर्व दिशा की ओर मंडी की ओर जाने वाली सी. सी . 
रोड एवं वाजपेयी गली के तिराहे पर स्थित मंशा राम मरकाम के मकान तक । 


. . 2. पूर्व में : 


मंडी की ओर जाने वाली सी. सी. रोड एवं वाजपेयी गली के तिराहे किनारे पर स्थित मंशा राम मरकाम के । 
मकान से दक्षिण दिशा . की ओर मंडी सी . सी . रोड होते हुये धर्म मंडावी के मकान तक , यहां से तालाब के 
बांध होते हुए दक्षिण की ओर फरसगांव सीमा पर चुंगी भरौं एवं गट्टीपलना प्रधानमंत्री सड़क तिराहे पर स्थित 
घनश्याम सलाम के मकान तक । 


. 


. 3. दक्षिण में : - नगर पंचायत तिराहे फरसगांव के सीमा गट्टीपलना प्रधानमंत्री सड़क के एवं चुंगी भरी किनारे पर स्थित 

घनश्याम सलाम के मकान से पश्चिम की ओर ख. क्र . 66 / 56 भागरथी एवं ख.क्र . 66 / 1 प्रवीर बदेशा के खेत . 
से होते हुये एन. एच. 43 एवं गट्टीपलना प्रधानमंत्री सड़क के तिराहे पर स्थित तहसील कार्यालय तक । 


4 . पश्चिम में : - गट्टीपलना प्रधानमंत्री सड़क एवं एन.एच. 43 के तिराहे पर स्थित तहसील कार्यालय से उत्तर की ओर . म्प 

हाउस एन. एच. 43 होते हुये बाजार रोड एवं एन.एच. 43 के तिराहे पर स्थित वन औषधालय के कार्यालय तक । 


वार्ड क्रमांक - 07 माँ दुर्गा मंदिर वार्ड , 


P 


.. . 


. 1. उत्तर में : - 


एन.एच. 43 एवं माकड़ी रोड के कोने पर स्थित जयराम सेलून के दुकान एवं बिटाल बाई के मकान से होते 
हुए पूर्व की ओर माकड़ी रोड एवं मां दुर्गा गली के तिराहे पर स्थित शम्भूनाथ सिन्हा के मकान तक | 


REAM 


... 2. पूर्व में : - 


माकड़ी रोड एवं मां दुर्गा गली के तिराहे पर स्थित शम्भूनाथ सिन्हा के मकान से दक्षिण की ओर माँ दुर्गा गली 
होते हुये कमला बाई के मकान तक यहां से पूर्व की ओर अरूण चनाप एवं जगदीश शोरी के मकान होते हुए 
बाजार रोड एवं विडीयो हॉल गली के तिराहे पर स्थित धनसिंह हिड़को के मकान तक, यहां से दक्षिण की ओर 
बाजार रोड होते हुये राबिया खान के मकान तक , यहां से पूर्व दिशा की ओर स्थित सदाराम ध्रुव के मकान 
तक । . 


MAR 


3. दक्षिण में : - सदाराम ध्रुव के मकान के पश्चिम की ओर मानकी मंडावी के मकान तक , यहां से उत्तर की ओर बाजार रोड 

पर स्थित सुकारो यादव के मकान तक यहां से पश्चिम की ओर एन. एच. 43 एवं बाजार रोड तिराहे पर स्थित 
. . . फारेस्ट औषधालय कार्यालय तक । . . 


4. पश्चिम में : -- एन .एच. 43 एवं बाजार रोड के तिराहे में स्थित फारेस्ट औषधालय कार्यालय से उत्तर दिशा की ओर एन . 

एच. 43 होते हुए एन. एच. 43 एवं माकड़ी रोड के तिराहे पर स्थित जयराम सेलून एवं बिटाल बाई के मकान 
तक | . . 


A 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2009 


354 ( 3 ) 


- 


- 


वार्ड क्रमांक -08 माँ गायत्री मंदिर वार्ड 


1 . उत्तर में : - माकड़ी रोड एवं मां दुर्गा गली के तिराहे पर स्थित शम्भूनाथ सिन्हा के मकान से पूर्व दिशा की ओर माकड़ी 

रोड के किनारे पर स्थित बुधराम कश्यप के मकान तक । 


2. पूर्व में : - 


माकड़ी सेड एवं वाजपेयी गली के तिराहे पर स्थित बुधराम कश्यप के मकान से दक्षिण दिशा की ओर वाजपेयी . 
गली होते हुये विपिन नारायण वाजपेयी के घर तक । 


3. दक्षिण में : - विपिन नारायण बाजपेयी के मकान से पश्चिम की ओर होते हुये सदाराम ध्रुव के मकान तक यहां से होते हुये । 

. बाजार रोड पर स्थित राबिया खान के मकान तक । 


4. पश्चिम में : - बाजार रोड पर स्थित राबिया खान के मकान से उत्तर की ओर बाजार रोड एवं विडीयों हॉल के तिराहे पर 

स्थित धनसिंह हिड़को के मकान तक यहां से पश्चिम दिशा की ओर जगदीश शोरी एवं अरूण चनाप के मकान 
होते हुये माँ दुर्गा गली पर कमला बाई के मकान तक यहां से उत्तर की ओर माकड़ी रोड एवं मां दुर्गा गली 
के तिराहे पर स्थित शम्भूनाथ सिन्हा के मकान तक । 


. . 


वार्ड क्रमांक - 09 अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड . 


1. उत्तर में : - माकड़ी रोड एवं वाजपेयी गली के तिराहे पर स्थित सोमारीबाई नेताम के मकान से होते हुए पूर्व दिशा की 

. ओर माकड़ी रोड एवं मंडी सी. सी. रोड के तिराहे पर स्थित कृष्णा कोर्राम के मकान तक । 


• 2. पूर्व में : - . माकड़ी रोड एवं मंडी सी . सी . रोड के तिराहे में स्थित कृष्णा कोर्राम के मकान से दक्षिण की ओर मंडी सी . . 

सी. रोड होते हुये सांवत राम हिड़को के मकान तक , यहां से पूर्व की ओर तालाब के पानी निकासी नाली तक, 
. . यहां से दक्षिण दिशा की ओर बांध के मिलान बिंदु तक । 


3. दक्षिण में : - तालाब के पानी निकासी एवं बांध के मिलान बिंदू से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर मंडी की ओर जाने वाली 

सी. सी. रोड पर स्थित धनेश मण्डावी के मकानं तक । 


4 . पश्चिम में : - मंडी की ओर जाने वाली सी . सी . रोड पर धनेश मण्डावी के मकान से उत्तर दिशा की ओर मंशाराम मरकाम 

. एवं विपीन बाजपेयी के मकान होते हुये माकड़ी रोड वाजपेयी गली पर स्थित सोमारी बाई नेताम के मकान 
- 

तक । . . . 


- . . 


. वार्ड क्रमांक - 10 महाराजा प्रवीरचंद भंजदेत नाई . 


. 


- 


1. उत्तर में : - आर. इ . एस. कालोनी जाने वाले रोड के किनारे पर स्थित मेहत्तर के मकान से पूर्व दिशा की ओर आर. इ .एस. . . 

कालोनी होते हुये ख.क्र . 12 / 10 सोपसिंग के खेत जो चिचाड़ी नाला के निकट स्थित है । 


. 


2 . पूर्व में . : - चिचाड़ी नाला एंव ख.क्र . 12 / 10 सोपसिंग के खेत से . दक्षिण दिशा की ओर चिचाड़ी नाला से लगा हुआ ख . 

क्र . 12 / 12 मेहत्तर के खेत , ख०क्र . 12 / 3 गिल्लु का खेत , ख० क्र . 13 / 01,मेहरू के खेत जो माकड़ी सडक 
से लगा हुआ है । 


3. दक्षिण में : - माकड़ी सड़क से लगा हुआ ख .क्र . 13 / 1 मेहरू के खेत से पश्चिम दिशा की ओर ख .क्र . 19 / 15 पंचु राम 

के खेत ख .क्र . 81 / 2,गांडो राम के खेत से गट्टीपलना प्रधानमंत्री सड़क चुंगी भरी तिराहे पर स्थित घनश्याम 
के मकान तक । 


4. पश्चिम में : - गट्टी पलना प्रधानमंत्री सड़क एवं चुंगी भरी के तिराहे पर स्थित घनश्याम सलाम के मकान से उत्तर दिशा . . 

की ओर तालाब के बांध तक यहां से पूर्व की ओर नाली होते हुये सावन्त राम हिड़कों के मकान तक यहाँ से 

सी . सी. रोड होते हुये माकड़ी रोड एवं मंडी सी. सी . रोड के तिराहे पर स्थित कृष्णा कोर्राम के मकान तक 
.... यहां से पश्चिम दिशा की ओर माकड़ी रोड एवं आर. ई.एस. कालोनी रोड के तिराहे पर जालाम सिंह के मकान 
. तक यहां से उत्तर दिशा की ओर आर.इ. एस. कालोनी रोड के किनारे पर स्थित मेहतर राम के मकान तक । 


354 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2009 


- 


- 


- 


. 


वार्ड क्रमांक -- 11 जय बूढ़ा देव वार्ड 


. . 1. उत्तर में : - ग्राम पाटला एवं चिचाड़ी नाला के सीमा में ख. क्र . 3 मंगलू राम की खेत से पूर्व दिशा की ओर चिचाड़ी नाला 

होते हुए ख०क्र0 4 / 11 ( ख) सुखबिन्दर की खेत ख०क्र0 4 / 11 ( क) मलविन्दर की खेत ख.क्र. 4 / 25 हरिराम 
की खेत तथा ख . क्र . 4 / 16 सुखलाल की खेत तक । 


2. पूर्व में : 


चिचाड़ी. नाला के पास खं. क्र . 12 / 10 सोपसिंह की खेत से दक्षिण दिशा की ओर आर. ई . एस . कालोनी होते. 
हुये आर.इ.एस. कालोनी की ओर जाने वाली रोड के किनारे पर स्थित सोपसिंह के मकान तक, यहां से माकड़ी 
रोड तथा आर. इ. एस. कालोनी की ओर जाने वाली रोड के तिराहे पर जालम सिंह के मकान तक । 


. . 


3. दक्षिण में : - माकडी रोड एवं आर.ई. एस. कालोनी के तिराहे पर स्थित जालम सिंह एवं मनीराम नेताम के मकान से पश्चिम 

दिशा की ओर माकड़ी रोड होते हुये माकड़ी रोड पर स्थित सोसायटी चौक चौराहा तक । 


. 


4 . पश्चिम में :-- माकड़ी रोड एवं सोसाइटी चौक (चौराहा) से होते हुए उत्तर दिशा की ओर मोतीलाल नेताम, बुधराम कोटवार । 

___ के मकान, एवं कविलास ठाकुर के मकान होते हुये रोहित के मकान तक यहां से ग्राम पाटला एवं चिचाड़ी 

नाला के सीमा में ख. क्र . 3 मंगलू राम की खेत तक । 


वार्ड क्रमांक -- 12 वीरांगना रानी दुर्गावती वार्ड 


1 . उत्तर में : - एन. एच 43 झुलना डिही के तिराहे पर स्थित प्राथमिक शाला एवं सुकालू राम के मकान से पूर्व दिशा की ओर 

ख. क्र . 4 / 9 जंगलु के खेत तक । 


2. पूर्व में : - 

- 


पाटला एवं फरसगांव सीमा पर ख.क्र . 4 / 9 जंगलु के खेत से दक्षिण दिशा की ओर रोहित के मकान तक 
यहां से सोसायटी की ओर जाने वाली गली होते हुये, माकड़ी रोड एवं सोसाइटी चौक (चौराहा) तक । 


3. दक्षिण में : - माकड़ी रोड एवं सोसायटी चौक चौराहा से पश्चिम दिशा की ओर माकड़ी रोड होते हुये माकड़ी एवं एन. एच. 

43 के तिराहे पर स्थित जयराम सेलुन के दुकान तक । 


___ 


4. पश्चिम में : - माकड़ी रोड एवं एन .एच 43 के तिराहे पर स्थित जयराम सेलुन के दुकान से उत्तर दिशा की ओर एन.एच. .. 

43 एवं झूलना डिही के तिराहे पर स्थित प्रा . शाला एवं सुकालु राम के मकान तक । 


. . 


वार्ड क्रमांक - 13 नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड 


1. उत्तर में :- चिचाड़ी नाला के पास फरसगांव, चिचाड़ी एवं तन्दिपारा (पासंगी) के त्रिकुर्टी से पूर्व दिशा की ओर चिंचाड़ी, 

बानगांव एवं तोन्देपारा (पासंगी) की त्रिकुटी तक , यहां से पूर्व की ओर होते हुये मेत्तर राम नेताम गली तथा . 
परेबानगांव कच्ची सड़क एवं वानगांव सरहदी गली के तिराहे तक यहां से कुर्मीकोट की गली एवं बानगांव 
के तिराहे पर स्थित तिजोबाई के मकान तक 


2. पूर्व में : - 


कुरर्मीकोट की गली एवं वानगांव सरहद की तिराह पर स्थित तिजोबाई के मकान से हलदेव पाण्डे के खेत : 
पास रोड पर स्थित रपटा पुल तक | 


• 3. दक्षिण में : - हलदेव पाण्डे के खेत पास माकडी रोड पर स्थित रपटा पुलिया से पश्चिम दिशा की ओर होते हुये माकड़ी 

. . रोड पर स्थित फरसगांव सरहद के पास खसरा क्रमांक 17 / 2 जंगलू के खेत तक । 


4 . पश्चिम में : - माकड़ी सड़क पर स्थित फरसगांव के सरहंदी से उत्तर की ओर सरहदी के मिलान बिन्दु के पास खसरा 

क्रमांक 17 / 2 जंगलू के खेत से उत्तर दिशा की ओर चिचाड़ी नाला होते हुए चिचाड़ी नाला के पास 
... फरसगांव, चिचाड़ी एवं तोन्देपारा (पासंगी ) की त्रिकुटी तक । 


354 ( 5 ) 


• . छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2009 

. 
वार्ड क्रमांक - 14 माँ तेलीन सती वार्ड 


1 . उत्तर में : - वानगांव डब्ल्यू. बी . एम . सड़क एवं भक्तूराम तथा नथलू के मकान के से बानगांव डब्ल्यू. बी. एम . सरहदी सड़क 
• 

• होते हुए बानगांव सरहद के तिराहे पर स्थितं कौशिक के मकान तक, यहां से होते हुए भवरदिग नदी के पास 

स्थित बानगांव , बरकई, पासंगी के त्रिकुटी तक । , 


2 . पूर्व में : - 


भवरदिग नदी के पास स्थित बानगांव , बरकई ,पासंगी के त्रिकुटी से दक्षिण दिशा की ओर भवरदिग नदी होते 
हुए फरसगांव , माकड़ी रोड पर स्थित भवरदिग पुल तक । 


.. 


3. दक्षिण में : - फरसगांव , माकड़ी रोड पर स्थित भवरदिग पुल से पश्चिम दिशा की ओर माकड़ी, फरसगांव मार्ग होते हुए . 

बैजनाथ के मकान तक । 


4. पश्चिम में : - माकड़ी एवं फरसगांव मार्ग पर स्थित बैजनाथ के मकान से उत्तर दिशा की ओर सकरी गली होते हुए डब्ल्यू. 

बी.एम. रोड पर स्थित भक्तू राम एवं नत्थलू के मकान तक । . 


वार्ड क्रमांक - 15 महाराणा प्रताप वार्ड .. 


1. उत्तर में : - माकड़ी रोड पर स्थित फरसगांव सरहद के मिलान बिन्दु के पास खसरा क्रमांक 17 / 2 जंगलू के खेत से पूर्व . 

दिशा की ओर माकड़ी रोड होते हुये रपटा पुलिया तक , यहां से उत्तर दिशा की ओर बानगांव डब्ल्यू . बी . एम . .. 
. . . रोड एवं कुर्मीकोट गली के तिराहे पर स्थित तिजोबाई के मकान तक यहां से पूर्व दिशा की ओर डब्ल्यू. बी.एम. . 

. रोड होते हुये बानगांव सरहद डब्ल्यू.बी . एम . रोड एवं सरादु गली के तिराहे पर भक्तु एवं नत्थलू के मकान । 

तक । 


2. पूर्व में : - 


बानगांव सरहद डब्ल्यू . बी. एम. रोड पर स्थित सरादु गली के तिराहे पर भक्तु एवं नत्थलू के मकान से दक्षिण । 
दिशा की ओर सरादु गली होते हुए माकड़ी रोड तथा सरादु गली के तिराहे पर रामेश्वर के मकान तक, यहां. . . 
से पूर्व दिशा की ओर भवरदिग नदी के पुलिया तक यहां से दक्षिण दिशा की ओर भवरदिग नदी होते हुये 
भवरदिग नदी के पास स्थित बरकई जुंगदायी एवं पासंगी के त्रिकुटी तक । 


3. दक्षिण में : - भवरदिग नदी के पास स्थित बरकई जुगदई एवं पासंगी की त्रिकुटी से पश्चिम दिशा की ओर जुगदई एवं . 

पासंगी सरहद होते हुए चिचाड़ी नाला के पास स्थित जुंगदई गट्टीपलना, पासंगी की त्रिकुटी तक । 


4. पश्चिम में : - चिचाडी नाला के पास स्थित जुगदई एंव पासंगी, गट्टीपलना की त्रिकुटी उत्तर दिशा की ओर चिचाड़ी नाला 

होते हुये माकड़ी रोड पर स्थित फरसगांव सरहद के मिलान बिन्दु के पास खसरा क्रमांक 17 / 2 जंगलू के 
खेत तक । 


Raipur, the 23rd July 2009 


NOTIFICATION 


No. F- 1 - 9 /18/ 2008 .- - In Exercise of the powers conferred by subsection ( 1 ) of Section 29 of the Chhattisgarh 
Municipalities Act. 1961 (No. 37 1961) the State Government, hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat 
: : Pharasgaon Distt . Bastar as per Schedule given below : 


1. 


Divide the Pharasgaon Nagar Panchayat in to 15.wards and difine the limit of all such wards as per. Schedule . 


354 (6 ) 


68 HTG sa, chia 23 sỊCIE 2009 


2 . - 


Notify that one member shall be elected for every ward . 


SCHEDULE 


.: 


No. of wards 


· Name of wards 


4 


- 


. . 


. 


. . . . 


5 
6 


. 


8 


MAHATMA GANDHI WARD . 
CHANDRA SHEKHAR AZAD WARD 
SHIV MANDIR WARD . . 
MAA DANTESHWARI WARD 
SARDAR BHAGAT SINGH WARD , 
PRIYADARSHINI INDIRA GANDHIWARD 

MAA DURGA MANDIR WARD 
: MAA GAYATRI MANDIR WARD 

ATAL BIHARI BAZPAYEE WARD 
MAHARAJA PRAVEER CHAND WARD 

JAI BUDA DEV WARD 
. VEERANGANA RANI DURGAWATI WARD . 

NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE WARD " , 
MAA TELIN SATI WARD 
MAHARAÑA PRATAP WARD 


. . 9 


12 


. . 


13 


. 


: 


: 


15 


"DESCRIPTION OF WARD LIMITS OF NAGAR PANCHAYAT- PHARASGAON 


. WARÐ NO .1-MAHATMA GANDHI WARD 


. . 


. 1 . North 


From the Trikuty of border of village Patala , Patoda & Pharasgaon in the east direction via forest 
road adjacent to graveyard up to the adjoining point of NH 43 and forest depot at northeast corner. 


. 


2. East - 


- 


From the corner of NH 43 and Forest Depot while going in the south direction atNH 43 upto 
the house of Anantdev Prasad . 


3. South - 


From the House of Anantdev Prasad situated at the corner of NH 43 to the corner of house of Renu 
verma and Budhiyarin Bai in west direction , continuing from here in the north direction upto 
the house of Yusuf situated at edge of Masjid gali and continuing from here in the west direction 
from Rajkumar Bhardwaj house situated at the edge of Masjid gali. Via forest road tiraha upto 
trikuti of Patoda, Pharasgaon at reserve forest . 


4 . West - . 
. 

: 


From trikuti of reserve forest of Patoda and Pharasgoan in the north direction via border of 
Pharasgoan Patoda upto trikuti of Pharasgaon , Patala and Patoda. 


JTTATG 75143 , ferlich 23 


Nis 2009 


354 ( 7 ) 


WARD NO . 2 - CHANDRASHEKHAR AJAD WARD 


1 . North 


From three road junction near house of Rajkumar Bhardwaj to the house of Yusuf situated in Masiid 
gali towards East direction and from here in the south direction upto Budhiyan Bai and Renu Verma s 
House corner and in continuation upto house of Anand Dev Prasad at NH 43. 


, 


2 . East - 


. 


In the direction of south from House of Anand Dev Prasad at NH 43 upto corner of House of 
Shantimeni Thakur (Dilip Thakur) in the direction of North of Police Thana situated at NH 43. 


3. South - 


From corner of Shantimeni Thakur ( Dilip Thakur ) in the north of Police Thana at NH 43 to house of 
Pawan Arora at Western side of Police thana border , continuing in the south direction to the house 
of Manoj Nag situated at the boundry of Police station . And from here in west direction upto Sonu 
Ram Markam house situated at the edge of forest road . 


• 4 . West - 


From the house of Sonu Ram Markam situated at forest road towards North direction three road 
junction near house of Rajkumar Bharadwaj situated at corner of Masjid gali along side forest road . 


WARD NO . 3 ,- SHIV MANDIR WARD 


1 . North - 


In the direction of East from the house of Sonuram Markam at forest road to the house ofManoj Nag 
adjacent to Police station continuing in the direction of North upto the house of Pawan Arcra 
adjacent to Police Station and from here upto the house of Shantimeni Thakur (Dilip Thakur ) 
adjacent southern boundry of Police station in the direction of East at H 43. 


2 . East - 


From the house of Shantimeni Thakur (Dilip Thakur ) situated in northern boundry of police station 
at NH 43 going in the southern direction via Police Station , Post Office , Rest House and Janpad 
Primary School at NH 43 upto Girls High school along side of the C . C . Road of Hospital. 


3 . South 


From approaching C .C . Road to Hospital & NH 43 and junction point of Girls High School ur to 
Dr. Padhi house at the C .C . Road . In the direction West from this point continuing in the C . C .Road 
upto house of Sonbati in the north and from here upto house of Manu Ram in western direction along - 
side the C . C . Road and from here upto the house of Gautam Taram in the Southern direction and 
continuing in West direction upto Sunita Mandal s house at edge of Forest Road . 


4 . West - 


From the house of Sunita Mandal at Forest Road upto house of Sonu Ram Markam along side of 
Forest Road in the direction of North . 


WARD NO. 4 - MAA DANTESHWARIWARD 


1. North _ 


: 


From Sunita Mandal house at Forest Road proceeding in East Direction upto Gautami Tarani s 
house and from here upto Manu Ram s house in North direction . From here via C .C . Road up to 
house of Sonbati in East continuing in South direction through C . C . Road upto Dr. Padhi s House 
and from here in East side upto junction of Hospital and NH 43 through C .C . Road approaching to 
Girls High School. 


2. East - 


From Girls High School situated at Junction of NH 43 and Hospital C . C . Road towards South 
direction upto Nand kumar Nag s house at three road junctiori of Shankarpur Pradhan Mantri Sadak 
and NH 43 . 


3. South - 


From Nand Kumar Nag s.house situated at Three Road Junction of NH 43 and Shankarpur Pradhan 
Mantri Sadak to Dr.Jurri Sahab house in the direction ofWest via three road junction of Shankarpur 
Pradhan Mantri Sadak . 


West - 


From Dr. Jurti Sahab s house at Three Road Junction of Bhagirathi gate and Sohankarpur Pradhan 
Mantri Sadak towards North direction upto House of Dilip Nirmalkar via Bhagirathi gate situated in 
the edge of Forest Road and going through forest road upto Sunita Mandal s house . 


354 ( 8 ) 


SPIANTE T6195 , Galias 23 77119 2009 


WARD NO . 5 - SARDAR BHAGAT SINGH WARD 


: 


1. North 


From the house of Dilip .Nirmalkar at Forest Road in the South direction via Bhagirathi gate upto 
Dr. Jurri sahab s house situated at three road junction of Shankarpur Pradhan Mantri Sadak ; from 
here proceeding towards East upto Nand Kumar Nag s house situated at three road junction of 
NH 43 and Shankarpur Pradhan Mantri Sadak . . 


2 . East - 


. 


From the house of Nand Kumar Nage at three road junction of Shankarpur Pradhan Mantri Sadak 
& NH 43 and via pump house upto Korra Badgaon WBM & NH 43 and upto Binjhwar Nishad s 
house situated at four road junction of Gatti Palna Pradhan Mantri Sadak . 


3. South 


From the house of Binjhwar Nishad s situated at four road junction of NH 43 , Korra Badgaon WBM 
road and Gatti Palna Pradhan Mantri Sadak , upto Trikuti of Korra Badgaon , Reserve . Forest and 
Pharasgaon . . 


4. West 


From Trikuti of Korra Badgaon , Reserve forest and Pharasgaon upto Jhadu Ram Kurre s house 
situated in the North via Pharasgaon and Korra Badgaon Border and Shankarpur Pradhan Mantri 


, 


Sadak . 


WARD NO . 6 - PRIYADARSHINI INDIRA GANDHI WARD 


1 North 


. 


From office of Forest Dispensary at Three Road Junction ofMarket Road and NH 43 ; in the disec 
tion of East going through Market Road upto Sukaro Yadav s house , and from here up to house of 
MankiMandavi in South and from here up to Sadaram Dhruv s here in North and from here up to 
Mansha Ram Markam s house in East through the C . C . Road to Mandi and Bajpai Gali at three road 
junction . . 


2 East - 


From the house ofMansha Ram Markam situated at three road junction of Bajpai Gali and C . C . 
Road going to Mandi towards South up to house of Dharam Mandavi through C . C . Road of Mandi 
and then from here going towards South via Dam up to Ghanshayam Salam s house situated at three 
road junction of Pharasgaon Tole Gate and Gattipatina Pradhan Mantri Sadak . 


3 South 


From House of Ghanshayam Salam at three road junction of Nagar Panchayat, Gatti palna Pradhan 
Mantri Sadak and " Tole Gate of Border of Pharasgaon towards West Khasra No. 66 /56 Bhagirathi 
and Khasra no . 66 / 1.fields of Praveer Badesha via NH 43 and Gattipalna Pradhan Mantri Sadak 
three road junction up to Tehsil office. 


. . . 


4 West 


From Tehsil office at Three road junction of Gattipalna Pradhan Mantri Sadak and NH43 up to 
office of the Forest Dispensary at three road junction of Market road and NH 43 via pump house at 
| NH43 , 


. .. 

: 


. . . WARD NO . 7 -MAA DURGA MANDIR WARD 


: 


1. North - 


From Jairam Saloon Shop and BitalBai s house at NH43 and corner of Makri Road towards East via 
Makri Road and MAA DURGA Gate three road junction upto house of Shambhoonath Sinha. 


2. East 


From the house of Shambhoonath Sinha at three road junction of Makri Road and Maa Durga gate 
towards South direction via Maa Durga Gate house of Kamla Bai and from here in the East via 
Arun Chanaap and Jagdish Shori house upto Dhansingh Hidco s house at three road junction of 
Market Road and Video Hall Gali and from here to South direction via Bazar road up to house of 
Rabia Khan and up to house of Sadaram Dhruv in the East. . 


3. South 


From Sadaram Drhuv s house upto house ofManki Mandavi in West side and then from here upto 
. Sukaro Yadav s house at Market road in North and from here up to office of Forest Dispensary at 

three road junction of NH43 and Market road in West Direction . 


4.West 


. 


. 


From the Forest Dispensary office at junction of NH43 and Market road towards North direction via 
NH43 and junction of NH43 and Makri road up to Jayaram Saloon and Bitalbai s house . 


. . THE 718 , ferich 23 NS 2009 


354 (9 ) : 


WARD NO . 8- MAA GAYATRIMANDIR WARD 


1. North 


From the House of Shambhoo Nath Sinha situated at three road junction of Makri road and Maa 
Durga Gali towards East up to Budhram Kashyap house situated along side of Makri Road . 


2 . East 


From the house of Budhram Kashyap at three road junction of Makri Road and Bajpai Gali towards 
Southern Direction via BajpaiGali upto house of Vipin Narayan Bajpai . 


3. South 


From house of Vipin Narayan Bajpai while going towards West upto Sadaram Dhruv s house and 
from here upto house of Raabia Khan via Bazar Road , 


4 . West 


· From Rabia Khan house at Bazaar Road towards North at three road junction of Bazaar Road and 

Vidéo Hall upto the house of Kamla Bai through Maa Durga Gali and from here in North Direction 
up to Shamboo Nath Sinha house situated at three road junction of Makdi Road and Maa Durga 
Gali. . 


WARD NO . 9 - ATAL BIHARI BAJPAI WARD 


1. North 


Via Somari Bai Netam house at three road junction of Makdi road and Bajpai Gali going towards 
East direction up to house of Krishna Korram at three road junction of Makdi and C . C . road . 


2 . East 


From house of Krishna Korram at three road junction ofMakdi road and Mandi C . C .Road towards 
South via Mandi C .C .Road up to Sawant ram Hidco s house and from here up to Drainage nala of 
the tank in East direction and from here up to adjoining point of Tank . 


3 . South 


From the adjoining point of Dam and the Drainage nala point through West Direction via C .C . road 
approaching to Mandi up to Dhanesh Mandavi s house 


4 . West - . 


. 


From Dhanesh Mandavi s house at C .C . road approaching to Mandi towards North via Mansharami 
Markam s house and Vipin Bajpai s house up to Somaribai Netam s house situated at Bajpai Gali, 
Makdi Road . 


. 


. 


WARD NO . 10 - MAHARAJA PRAVEER CHAND BHANJDEO WARD 


1. North - 


. 


From the house of Mehattar situated at road approaching to RES colony towards East direction via 
RES colony Khasra No 12 / 10 fields of Sopsingh which is situated near Chichadi nala . 


2 . East 


. 


From fields of Sopsingh Khasra No. 12/ 10 and ChichadiNala to Southern direction through Chichadi 
Nala Khasra No. 12 / 12 fields of Mehattar , Khasra No. 12/3 field of Gillu , Khasra No . 13 /01 field of 
Nehru which is adjacent to Makdi road . " 


. 


3. South 


From field of Nehru Khasra No. 13 /01 near Makdi road towards west direction field of Panchuram 
Khasra No. 19 / 15 and field of Gandu ram Khasra No . 81/ 2 via Gattipalana Pradhan Mantri Sadak , 
Chungi, Bharri , three road junction up to house of Ghanshayam . 


4 . West 


. From house of Ghanshayam Salam situated near three road junction of Gatti Palana Pradhan Mantri 

Sadak and Chungi Bharri to North direction upto Dam and from here to the East upto Sawant ram 
Hidco house through nali and from here via C . C . road , Makdi road and Mandi C . C . road junction 
upto Krishna Korram s house and from here towards West direction up to house of Jalam Singh 
situated at three road junction of Makdi Road and RES colony road and from here to the North up to 
house of Mehattar ram situated at the RES colony road . 


- 354 ( 10 ) 


. 


5 


na 16947, FGTi 23 TITS 2009 


" WARD NO . 11 - JAI BUDHADEO WARD 


1 


1. North 


From the fields ofMangluram Khasra no .- 03 in the border of Gram Patla and Chichadi nala towards 
East direction via Chichadi nala to fields of Sukhbindar Khasra no .- 4 /11 ([k ) and fields ofMalvindar 
singh Khasra No. 4 / 11 (d ), fields of Hariram Khasra no . 4 / 25 and fields of Sukhlal Khasra no . 4 /60 . 


. 2 . East 


From field of Sopsingh Khasra no . 12 /10 near Chichadi Nala towards southern direction via RES 
colony and its approaching road upto house of Sopsingh situated near it then from here up to house 
of Jalamsingh situated at the three road junction Makdi road and RES colony approaching road . 


3 . South 


From the house of Jalam singh and Mani ram Netam house situated at three road junction of Makdi 
road and RES colony towards Western direction via Makdi road up to society chowk near Makdi 


road . 


4 . West 


Via Makdi Road and Society chowk Chouraha going towards North direction through thehouses of 
Motilal Netam , Budhram Kotwar , Kavilash Thakur upto the house of Rohit and from here up to 
field of Mangluram Khasra no. 3 near border of Patla and Chichadi nala . 


WARD NO : 12 - VEERANGANA RANI DURGAWATI WARD 


1. North - 


From the house of Sukaluram and Primary school situated at the three road junction of NH43 Jhulana 
Dihi towards East direction up to fields of Janglu Khasra No . 4 / 9 . 


2 . East 


From field of Janglu Khasía no . 4 /9 at border of Patla and Pharasgaon towards Southern direction up 
to house ofRohit and from here going through society .wali. gali up to Makdi road and society cho k 
chouraha . 


3 . South 


. 


From Makdi road and society .chowk chouraha towards West direction via Makdi road up to Jairam . 
Saloon situated at three road junction of NH43 and Makdi, 


4 . West 


. From Jairam saloon at junction ofMakdi road and NH43 towards North direction up to primary 

school and house of Sukalu ram situated and junction of NH43 and Jhoolana Dihi. 


. 


; . 


13- NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE WARD 


1 North - 


Tirom nealchichadi mala w Trikutl of Tondepara and Chichadi near Chichadi nala Pharasgaon 
towards East direction upto Trikuti from here towards is east, via mehattar ram netam lane and 
parrebangaon earthen road and bangaon border lane up to jaint of three road s . form here kurmikot 
- lane and house of Tijobai joint of three road of bangaon . . . 


2 East - 


From kurmikot lane and house of Tijobai joint of three road at Bangaon border towards the South 
culbert of haldev pand s field near Makadi road. . . 


3 South 


From culbert of haldev pande s field near Makdi road towards the west field of janglu K .N .17/2 
near pharasgaon border atMakdi road . 


4 West 


From border of Pharsgaon at Makdiroad towards north joint point of border K .N . 17 /2 janglu field 
towards North direction via Chichadinala near of Pharasgaon Chichadi and tonde para (Pasngi) up 
to Trikuti. 


ETHNIC 15793 , ferich 23 J411$ 2009 


354 ( 11 ) 


- 


WARD NO . 14 -MAA TELIN SATI WARD 


1 . North 


From house of Tejobai and Bangaon WBM road via Bangaon WBM road , Sarhadi road up to corrier 
of house of Kaushik at Bangaon Sarhad and from here going through Bhavardigh river up to Trikiti 
of Bangaon , Barkai and Pasangi . 


2. East- . 


From Trikuti of Bangaon , Barkai and Pasangi near Bhavardigh river towards soutḥ via Bhawardigh 
river , Pharasgaon Makdi road up to Bhavardigh Bridge. 


3. South 


From Bhavardigh Bridge at Pharasgaon Makdi road towards western direction up to the house of 
Baijnath via Makdi Pharasgaon Marg . 


. 4. West 


From Baijnath house atMakdi Pharasgaon Marg towards North direction going through narrow gali . 
up to the house of Nathalu situated at corner of the WBM road . 


WARD NO . 15 - MAHARANA PRATAP WARD 


1. North 


From the field of Janglu Khasra no . 17 /2 at joint point of Pharasgaon Border at Makdi road towerds 
east direction culbert vai Makdi road from here towards North direction Bangaon P .W . D .road up to 
house of Tijobai joint of three roads of kurmikot lane from here East direction Bangaon border 
W . B .M . road vai W . B . M . road and joint of three road Saradoo lane house of Bhaktoo and Nathloo . 


2 . East 


From jointof three road at Saradoo lane Bangaon border W .B .M . road the house of Bhaktoo and 
Nathalu towards South direction Makdi road vai Sardoo lane and joint of three road Saradoo lane ut 
to house of Rameshwar fron here towards East direction upto Bridge of Bhaver dig rivar from here 
rivar South direction vai Bhavardig rivar at Barkai Jundai and Pasangi up to trikuti . 


3 . South 


From the Trikuti of Barkai, Jugdai and Pasangi near Bhavardigh river towards the Western direction 
via Sarhad ( Pasangi area ) , near Chichadi nala up to Trikuti of Jugdai, Gatti palana , Pasangi . 


4 . West 


Near of Chichadi nala at Jundai and Pasngi Trikuti From towards North direction vai Chichadi nala 
adjacent to village and from here towardsnorth direction via Chichadinala up to the field of Janę lu 
Khasra no . 17 / 2 . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

47 TETT , 3faf area . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2009 . 


